Regd . No. CHD/ 0093 / 2015-2017 


सत्यमेव जयते 


हरियाणा 


सरकार 
. 


Govt 
. 


PYANA 


OF 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 52-2016 ] 


चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 

( 6 पौष, 1938 शक ) 
विधायी परिशिष्ट 


क्रमांक 


विषय वस्तु 


पृष्ठ 


भाग- I 


अधिनियम 


कुछ नहीं 


भाग- II 


अध्यादेश 


कुछ नहीं 


भाग- III 


प्रत्यायोजित विधान 


527-528 


अधिसूचना संख्या का ० आ०-60 / पं ० अ ० 40 / 1953 / धा ० 20/2016 , 
दिनांक 21 दिसम्बर, 2016- हरियाणा गन्ना (क्रय एवं सप्लाई विनियम ) नियम , 
2016 में संशोधन करने बारे । 
( प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित) 
शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन 


भाग-IV 


कुछ नहीं । 


Price : Rs. 5.00 


(lxxxvi ) 


527 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 27 , 2016 

(PAUS . 6, 1938 SAKA) 


भाग- III 

हरियाणा सरकार 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 
संख्या का.आ .60 / प.अ.40 / 1953 / धा ० 20 / 2016.- पंजाब गन्ना (क्रय तथा आपूर्ति विनियमन ) अधिनियम, 1953 
(1953 का पंजाब अधिनियम 40), की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , 
हरियाणा गन्ना (क्रय एवं सप्लाई विनियमन ) नियम, 1993 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
अर्थात्: 

ये नियम हरियाणा गन्ना (क्रय एवं सप्लाई विनियमन) संशोधन नियम , 2016, कहे जा सकते हैं । 
हरियाणा गन्ना (क्रय एवं सप्लाई विनियमन ) नियम, 1993 में , प्ररूप VIII में , पैरा 2 में , " 1.00 रुपया " अंकों, 
चिह्न तथा शब्द के स्थान पर , " चीनी मिलों को गन्ने की 5 लाख क्विंटल तक के गन्ना सप्लाई पर राज्य 
सरकार द्वारा गन्ने की सामान्य किस्मों के लिए प्रति क्विंटल सिफारिश / घोषित मूल्य का 1 प्रतिशत और 
अतिरिक्त गन्ना सप्लाई मात्रा पर अर्थात् 5 लाख क्विंटल से अधिक के लिए एक रुपया " शब्द, अंक तथा 
चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


1 . 


2 . 


अभिलक्ष लिखी. 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग । 


528 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 27 , 2016 

(PAUS. 6 , 1938 SAKA) 


[ Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT 


Notification 

The 21st December, 2016 
No. S.O.60/P.A.40/ 1953 /S.20 /2016. — In exercise of the powers conferred by section 20 of the Punjab 
Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply ) Act , 1953 ( Punjab Act 40 of 1953) , the Governor of Haryana hereby 
makes the following rules further to amend the Haryana Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply ) Rules , 1993 , 
namely : 

1 . These rules may be called the Haryana Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply ) Amendment 

Rules , 2016 . 
2 . In the Haryana Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply ) Rules, 1993 , in Form VIII , in paragraph 

2 , for the letter, signed figure , “ Rs. 1.00 " , the words and sign “ one percent of the State Advised Price 
fixed /announced per quintal for general varieties of cane upto five lakh quintals of cane supply to sugar 
mills and for further additional quantity of sugarcane i.e. beyond five lakh quintals of cane supply to the 
sugar mills at the rate of one rupee” shall be substituted . 


ABHILAKSH LIKHI, 
Principal Secretary to Government Haryana , 
Agriculture and Farmers Welfare Department. 


54829 - C.S. - H.G.P ., Chd . 


